निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 अग्रहायण 1933 ( श ) 
( सं0 पटना 678 ) पटना , वृहस्पतिवार, 24 नवम्बर 2011 


पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचना 

__ 11 अक्तूबर 2011 
सं0 निग / सारा - 4 (पथ ) आरोप - 79 / 09 - 11280 (एस ) श्री रामायण शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक 
अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या 1, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवा - निवृत्त, अभियंता नगर, पोस्ट आशियाना नगर, 
पटना - 800025 को पथ प्रमंडल संख्या 1, मुजफ्फरपुर के पदस्थापन काल में मुजफ्फरपुर - पूसा पथ के 
चौड़ीकरण / मजबूतीकरण कार्य से संबंधित एकरारनामा संख्या 1 एफ 2 / 2006 - 2007 के संपादन के क्रम में बरती 
गई अनियमितता यथा एस0बी0डी0 के आई0 टी0 बी0 की कंडिका – 31 में निहित निदेश के अनुसार उक्त 
एकरारनामा करने के पूर्व Earnest ( बीड सिक्यूरिटी ) के रूप में जमा Bank guarantee को performance 
security में परिवर्तित नहीं किये जाने के आरोप के लिए श्री शर्मा के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 
43 ( बी ) के तहत् संकल्प ज्ञापांक - 9975 (एस) अनु०, दिनांक 07 जुलाई 2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की 
गयी । 

2. श्री शर्मा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन 
पत्रांक 4845, दिनांक 25 नवम्बर 2010 में इनके विरूद्ध गठित आरोप को इस आधार पर प्रमाणित नहीं माना गया 
कि एस0 बी0 डी0 प्रणाली प्रसंगाधीन एकरारनामा के समय पथ निर्माण विभाग में लागू ही नहीं थी । संचालन 
पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के विभागीय समीक्षोपरांत उससे सहमत होते हुए सम्यक विचारोपरांत श्री 
रामायण शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता , पथ प्रमंडल संख्या 1, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवा -निवृत्त , अभियंता 
नगर, पोस्ट आशियाना नगर, पटना - 800025 को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के उप - सचिव (निगरानी) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 678 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette. bih . nic . in 


